निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 आषाढ़ 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 802 ) पटना , वृहस्पतिवार , 11 जुलाई 2019 


गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


ज्यप 


अधिसूचनाएं 

10 जुलाई 2019 
सं० 8 / ब2 - 10 - 20 / 2019 गृ0आ0 - 5531 — बिहार पुलिस अधिनियम , 2007 ( अधिनियम - 7, 2007 ) की 

धारा 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक , 
1978 में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

1. बिहार पुलिस हस्तक , 1978 खण्ड - III के परिशिष्ट - 72 के क्रमांक -4 (i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित 
किया जायेगा : 

"4 (i) पुलिस महानिदेशक अथवा अपर पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक कोटि के सेवारत 
अथवा इन कोटियों से सेवानिवृत्त पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय चयन पर्षद् का गठन किया जायेगा ।" 

2. बिहार पुलिस हस्तक , 1978 खण्ड - III के परिशिष्ट - 72 के क्रमांक - 4 (ii ) को निम्नलिखित द्वारा 
प्रतिस्थापित किया जायेगा : 

" 4 (ii ) ( क ) राज्य सरकार के गृह विभाग ( आरक्षी शाखा) द्वारा सेवारत अथवा सेवानिवृत्त पुलिस 
महानिदेशक अथवा अपर पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक को केन्द्रीय चयन पर्षद को अध्यक्ष के रूप में 
नियुक्त / नामित किया जायेगा । 

( ख ) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त / नामित सेवारत पदाधिकारी को अपना पदीय वेतन एवं सुविधाएँ 

प्राप्त होंगी । 
अध्यक्ष के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारी को अपने सेवाकाल के अंतिम वेतन के बराबर पदीय 

वेतन एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त होंगी । 
फिर भी, यदि कोई पदाधिकारी अपनी सेवानिवृत्त के बाद पर्षद के अध्यक्ष के रूप नियुक्त किया जाता है, तो 
वह अपनी नियुक्ति की तिथि से, सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति की तिथि से प्राप्त पेंशन की राशि (जिसमें पेंशन का 


ग ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 जुलाई 2019 


वह भाग जो सारांशीकृत ( कम्युटेड ) किया जाता हो , शामिल हो ) और अपनी पूर्व सेवा के लिए अन्य सेवान्त लाभों के 
समतुल्य राशि को घटाने के बाद शेष राशि वेतन के रूप में पायेगा । " 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रंजन कुमार सिन्हा, 

सरकार के अपर सचिव । 

10 जुलाई 2019 
सं० 8 / ब2 - 10 - 20 / 2019 गृ0आ0 - 5532, एतद् द्वारा गृह विभाग ( आरक्षी शाखा) की अधिसूचना सं0 - 5531 
दिनांक 10 जुलाई 2019 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है , 
जिसे भारत - संविधान के अनुछेद - 348 के खण्ड - (3 ) के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ 
समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रंजन कुमार सिन्हा , 
सरकार के अपर सचिव । 


The 10th July 2019 
No. 8 / B2 - 10 - 20 / 2019 . H . P -5531 — In exercise of the powers conferred under section 55 
read with section 94 of Bihar Police Act, 2007 (Act 07 , 2007 ) the Governor of Bihar is pleased to 
make the following amendment in the Bihar Police Manual, 1978 with effect from the date of 
issue of notification . 

1. Serial No.4 (i) of Appendix 72 of Bihar Police Manual, 1978 , Volume- III shall be 
substituted by the following : 

" 4 (i) A Central Selection Board Shall be constituted under the Chairmanship of 
serving or retired officer of the rank of Director General of Police or Additional Director 
General of Police or Inspector General of Police ." 

2. Serial No. 4( ii) of Appendix 72 of Bihar Police Manual , 1978, Volume-III shall be 
substituted by the following : 

" 4 ( ii )(a ) Government may appoint/nominate serving or retired officer of the rank of 
Director General of Police or Additional Director General of Police or Inspector General of 
Police to the post of the Chairman of Central Selection Board . 

(b ) Serving Officer, appointed / nominated as the Chairman of the Board shall be 
provided the pay and facilities of his post. 

(c ) Pay equivalent to last pay of his service and other facilities shall be provided to 
retired officer appointed as the Chairman of the Board . 

However , If an officer after his retirement is appointed as the Chairman of the Board , he 
will be paid as salary from the date of his appointment, after deducting the amount of pension , 
which he is to get after retirement from the date of retirement (including that part of the 
pension which has been commuted ) and the amount equivalent to other retrial benefit from his 
earlier service . 

By the order of the Governor of Bihar. 

RANJAN KUMAR SINHA , 
Additional Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 802 -571 + 200 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


